इसे वेबसाईट www. govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


SELERY 


N 


RohK 


सत्यम 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 179 ] 


भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 मई 2019 - वैशाख 14, शक 1941 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 4 मई 2019 


फा . क्र . 2728 - 2019 - इक्कीस - ब( दो ). - राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974 ) की 
धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के रायसेन जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 
द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट / जोनल अधिकारी के रूप में लोक सभा निर्वाचन 
2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये 
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव . 


357 


358 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 मई 2019 


दिनांक 03 - 05 - 19 को विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये 

पत्रों की सूची 


क्रमांक 


जिले का नाम 

रायसेन 


पत्र क्रमांक 

1380 


दिनांक 
03 -05- 2019 


1 . 


कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला रायसेन 


रायसेन, दिनांक 3 मई 2019 


क्रमांक 1380 - 23 - भा.निर्वा.- लो . स.- 2019 . - लोकसभा निर्वाचन 2019 - अतिरिक्त नवीन सेक्टर ऑफिसर/ जोनल मजिस्ट्रेट को 
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत् . 


क्रमांक 


अधिकारी का नाम 


पदनाम 


कार्यालय का नाम 


सेवा / संवर्ग 
का नाम 


क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की 

जाना प्रस्तावित है 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


1 


श्री के. पी . मेहरा 


जनपद पंचायत, सांची 


राज्य सेवा संवर्ग 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 


खण्ड पंचायत 
अधिकारी. 


2 


श्री राजीव कदम 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 


खनिज निरीक्षक जिला खनिज अधिकारी , राज्य सेवा संवर्ग 

कार्यालय, रायसेन. 


3 श्री राजकुमार तिवारी 


सहायक प्रबंधक 


राज्य सेवा संवर्ग 


जिला उद्योग केन्द्र , 
रायसेन . 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 


4 


श्री रविन्द्र राय 


वरि . व्याख्याता 


डाईट रायसेन 


राज्य सेवा संवर्ग 


5 श्री पी . एस. शिल्पकार ग्रामोद्योग अधिकारी उद्यान विभाग, रायसेन 


राज्य सेवा संवर्ग 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 
सम्पूर्णजिला रायसेन 
सम्पूर्ण जिला रायसेन 


6 श्री विनोद कुमार जैन 


राज्य सेवा संवर्ग 


कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा 

संभाग , रायसेन . 
एस. डी. ओ. पी . डब्ल्यू. डी., गैरतगंज 
वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय वनमंडल 

पश्चिम , रायसेन . 


7 श्री एस. के. गुप्ता 
8 श्री वीरेन्द्र सिंह 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 


राज्य सेवा संवर्ग 
राज्य सेवा संवर्ग 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 


9 श्री नरेन्द्र सिंह चौहान 


राज्य सेवा संवर्ग 


सम्पूर्ण जिला रायसेन 


वन परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय वनमंडल 

पूर्व, रायसेन . 


प 


एस. प्रिया. मिश्रा, 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला -रायसेन . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


